रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप- खण्ड (i) 
PARTI- Section 3 _ Sub- section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


सं . 362 ] 
No. 362 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 1, 2003/ श्रावण 10, 1925 
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2003/SRAVANA 10 , 1925 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 अगस्त, 2003 
सा. का.नि. 619 ( अ). - राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा . 
बल ( अधीनस्थ रैंक ) भर्ती नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ( अधीनस्थ रैंक ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 2003 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ( अधीनस्थ रैंक ) भर्ती नियम, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 1 के 

उपनियम ( 1) में " बल " शब्द के पश्चात् " सुरक्षा विंग " शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे । 
3. उक्त नियम की अनुसूची में 
(i) निरीक्षक ( कार्यपालक ), उपनिरीक्षक ( अनुसचिवीय/ लेखा), निरीक्षक ( आशुलिपिक ) , उपनिरीक्षक ( कार्यपालक ), उपनिरीक्षक 

( अनुसचिवीय / लेखा/टेलेक्स मशीन प्रचालक ) और प्रधान कांस्टेबल ( साधारण ड्यूटी ) के पदों से संबंधित क्रम संख्यांक 1 से 5 और 
10 के सामने स्तंभ 12 में उपशीर्षक " प्रोन्नति " और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण क्रमश: अन्तः स्थापित 
किए जाएंगे, अर्थात् : 
टिप्पण : - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अहंक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया 
जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता 
सेवा, अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे 
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी 

परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 
( ii ) सहायक उपनिरीक्षक ( कार्यपालक ), के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 7 के सामने, स्तंभ 12 में टिप्पण 3 और उससे संबंधित 

प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण 4 अन्त: स्थापित किए जाएंगे , अर्थात् : 
टिप्पण 4 : - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अर्हक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार . 
किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी 
अहंक / पात्रता सेवा, अपेक्षित अहंक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने 
अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए 
अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 

(1 ) 


2184 GI/2003 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II- SEC. 3 (1) 
(iii) Ye Tirane (Tm ) Sikat site 349ER TRI 7 3981: 12 , 13 i 14 thy i cifaria femell 
ATTI 

( 997. 8 . $ - 32012/1/ 2003/ N - I] 

श्याम जिंदल, उपसचिव ( कार्मिक -I) 
frogu :- farah Ara # 273197 71.21.FT .87( 37 ) arta 25 3772R , 2000 * Harfra fill the storaganit Artur Al.97.ft. 
484 ( 37) arta 28 F , 2001 BİR HI. 27. 7. 824( 34 ) arta 13 fcHat , 2002 GRT #xfyra foi ! 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st August, 2003 
G .S .R .619 (E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules further to amend the Central IndustrialSecurity Force (Subordinate Ranks) Recruitment 
Rules , 1999 ,namely : 
J. (1) These rulesmay be called the Central IndustrialSecurity Force (Subordinate Ranks) Recruitment (Amendment) 

Rules, 2003 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . In sub -rule (1) of rule 1 of the Central IndustrialSecutiry Force ( Subordinate Ranks) Recruitment Rules, 1999 (hereinafter 

referred to as the said rules ) after the word “ Force” , the words “ Security Wing" shall be inserted . 
3. In the Schedule to the said rules, - 

(i) against serial numbers 1 to 5 and 10 relating to the posts of Inspector (Executive ), Inspector 

(Ministerial/Accounts ), Inspector (Stenographer ), Sub - Inspector (Executive ) , Sub - Inspector 
(Ministerial/Accounts/ Telex Machine Operator ) and Head Constable (General Duty ), in column 12 , after the 
sub -heading “ Promotion " and the entries relating thereto , the following Note shall respectively be inserted , 
namely : 
“ Note : ~ Where júniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for 

promotion , their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite 
qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two 
years ,whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to 
the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or 

eligibilily service ." ; 
(ii) against serial numbers 7 relating to the postof Assistant Sub - Inspector (Executive ), in column 12 after Note 

3 and the entries relating thereto, the following Note 4 shall be inserted, namely : 
“ Note 4 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for 

promotion , their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite 
qualifying or eligibility service by more than half ofsuch qualifying or eligibility service or two 
years , whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to 
the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or 

eligibility service." ; 
(iii) The posts of Head Constable (Driver ), Constable and Follower shall be numbered as serial numbers 12 , 13 
and 14 respectively . 

[F. No . E -32012 / 1/2003/Estt. 1] 
SHYAM JINDAL , Dy. Secy.(Pers .-I) 


Note : - - The principal rules were published in the Gazette of India vide number G . S. R . 87 (E ) dated 25th January , 2000 and 
subsequently amended vide G .S . R . 484 (E ) dated 28th June , 2001 and G . S .R . 824 (E ) dated 13th December , 2002 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


